12 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 अग्रहायण , 1940 ( श०) 


संख्या- 1135 राँची, मंगलवार , 


18 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


_ . - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
30 नवम्बर , 2018 


संख्या-13/ न्या० प्रो० नि०- 04/ 2017 का० 8721 -- झारखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज 
( जूनियर डिवीजन ) के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 
10/2015 के क्रम में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की गयी अनुशंसा के 
फलस्वरूप विभाग द्वारा कई बार पत्राचार एवं ई- मेल के माध्यम से सूचना देने के बावजूद झारखण्ड 
न्यायिक सेवा में नियुक्ति की कार्रवाई में भाग नहीं लेने तथा दूरभाष पर वार्ता में झारखण्ड न्यायिक 
सेवा में नियुक्ति में असहमति व्यक्त करने के कारण निम्नांकित दो अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की 
जाती है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 दिसम्बर 2018 


रौल नम्बर अनुशंसित अभ्यर्थी कोटि 


पता 


सं० 


का नाम 


1 


2 


3 
3 


4 


| 15107632 सुश्री शैलजा मिश्रा UNR स्थायी पता:- सुश्री शैलजा मिश्रा, पुत्री - गोरखनाथ 

मिश्रा, नौक्कापुरा कॉलोनी , लंका, गाजीपुर , जिला 
गाजीपुर , उत्तर प्रदेश - 233001 . 


पत्राचार पता:- do 


e- mail id - shailmiss249 @ gmail .com 


| 15107977 सुश्री श्रुति चौधरी 


UNR स्थायी पता :- सुश्री श्रुति चौधरी, पुत्री - श्री आशेष 

कुमार चौधरी , आर्यापुरी, रातू रोड, बागेश्वरी अपार्टमेंट 
के नजदीक , जिला- रांची, झारखण्ड- 834001 
पत्राचार पता :- सुश्री श्रुति चौधरी , मकान सं० -480, 
मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा हॉल , नई दिल्ली, जिला 
नई दिल्ली, दिल्ली ( NCT)-110009 . 


e -mail id - shrtchaudhary84 @ gmail.com 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रभुनाथ शर्मा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1135 -- 300 


